रजिस्ट्री सं० डी . 222 


. . GISTEROc001n 


MM . . 


मय क्या 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 1970 ( माघ 11, 1891 ) 
NEW DELHI , SATURDAY , JANUARY 31, 1970 ( MAGHA 11, 1891 ) 


HA 


सं . 
No. 2] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separato paglog to stron to this part to order that it may be tied as an veparato compllation ) 


+ 


- 


भाग -- खण्ड 3 

PART I - SECTION 3 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विधिक नियमों , विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating Non- Statutory Rules, Regulatons, Orders and Resolutions issued by 

the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 1970 

संकल्प 
सं० 230, दिनांक 8 जनवरी 1970 --- राष्ट्रपति महोदय 
सहर्ष आदेश देते है कि गुजरात राज्य में प्रादेशिक सेना के विकास 
सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के लिए एक राज्य 
सलाहकार समिति पुनर्गठित की जाए । 

2. समिति में निम्नलिखित होंगे : -- - 


सभापति 
मुख्य मंत्री 
उपसभापति 
उप मंत्री (गृह ) 

सरकारी सवस्य 
( 1 ) गृह सचिव , गुजरात राज्य । 
( 2) नगर आयुक्त , बड़ोदा नगर निगम, पड़ोदा । 
( 3 ) जनरल आफिसर कमांडिंग , महाराष्ट्र तथा गुजरात 

क्षेत , बम्बई । 
( 4) कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड, अहमदाबाद । 
( 5) कमाण्डर टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप हेडक्वार्टर दक्षिणी 

कमान, पूमा । 
M433G1/ 69 


( 6 ) आफिसर कमांडिंग 129 ए . डी . रेजीमेन्ट ( टी . 

प . ) बड़ोदा । 
( 7) कलेक्टर, बड़ोदा । 

गैरसरकारी सदस्य 
( 1 ) महापौर , बड़ौदा नगर निगम , बड़ौदा । 
( 2 ) प्रधान, अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन अथवा 

उसका प्रतिनिधि । 
( 3 ) प्रधान, गुजरात वाणिज्य मणस अथवा उसका प्रति 

निधि । 
( 4) प्रधान , सुरक्षा सेवा कल्याण समिति , अहमदाबाद । 
( 5) ग . रामूभाई जे० भाटिया , सदस्य विधान सभा । 
( 6 ) श्री रतीलाल खुशालपास पटेल, सदस्प विधान सभा । 
( 7 ) श्री शिवाराज कुमार कछार , सदस्य विधान सभा । 
( 8 ) श्री धीरजलाल बी . मेहता, सदस्य विधान सभा । 

सचिव 
जनरल स्टाफ आफिसर-2, टी० ए० ग्रुप हेडक्वार्टर, दक्षिणी 

कमान , पूना । 
3. समिति के गैर- सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल 
दो वर्ष है । 


111 ) 


12 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 31, 1970 (MAGHA 11, 1891) 


[ PART I - SEC . 3] 


7. यह आदेश भी जारी किया जाता है कि इस संकल्प को 
भारतीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 


4. समिति के ये कार्य होंगे - ( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती 
को प्रोत्साहन देना और ( 2 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती, विकास तथा 
प्रशिक्षण सम्बन्धी किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार करना । 

5. बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों की समय 
समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 
6 ( 26 ) - IV/ 59 दिनांक 5 सितम्बर 1960 द्वारा स्वीकृत दर 
पर यावा भसा तथा दैनिक भसे की अदायगी की जायेगी । 

6. आदेश जारी किया जाता है कि सेना अध्यक्ष, वित्त सलाह 
कार वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) और मुख्य सचिव गुजरात को 
उपर्युक्त से सूचित कर दिया जाए । 


प्रतिरक्षा मंत्रालय का संकल्प संख्या 3231 दिनांक 18 
नवम्बर 1967 जो 9 दिसम्बर 1967 के भारत के राजपन के 
भाग I खण्ड 3 में प्रकाशित हआ पा , एतद्वारा निरसित किया 
जाता है । 


के ० आर० मालिगा, उपसचिव 


3 . Tho President, Gujarat Chamber of Commerco, 

Ahmedabad, or his nominee ; 
4 . The President, Defence Servicos Welfaro Association , 

Ahmedabad. 
5. Dr. Ramubhai J . Bhatia , M . L. A . 
6. Shri Ratilal Khushaldas Patel, MLA., 
7. Shivarajkumar Khachar , M. LA , 
8. Shri Dheerajlal B . Mehta , M. L. A . 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delhi , the 3ist January 1970 

RESOLUTION 
No. 230 , dated 8th January 1970. - ro advise the Govern 
mont of India on matters relating to the development of 
the Territorial Army in the State of Gujarat, the President 
has been pleased to direct that A Stato Advisory Committee 
for the Territorial Army be reconstituted . 
2. The Committee shall consist of : 

Chairman 
Chief Minister , 

Deputy Chalrman 
Deputy Minister ( Home ) . 

Official Members 
1. The Home Secretary , Government of Gujarat; 
2 . Tbo Municipal Commissioner, Baroda Municipal Cor 

poration, Baroda ; 
3 . The General Officer Commanding, Maharashtra & 

Gujarat Area , Bombay ; 
4. Tho Commandant General , Home Guards, Ahmeda 
____ bad ; 
5 . The Commander, Territorial Army Group , Southern 

Commend . Poona%3; 
6 . The Officer Commanding, 129 Air Defence Reg 

mont ( TA ) , Baroda; 
7. The Collector , Baroda. 

Non -Official Members 
1 . The Mayor, Baroda Municipal Corporation , Baroda . 
2. The President, Ahmedabad Millowners Association, 

Ahmedabad , or his rominee%3B 


Secretary 
Gencral Statt Officer 2, Headquarters , Territorial Army 

Group, Southern Command , Poona. 
3. The functions of the Committoo will be (i) to encourage 
recruitment to the Territorial Army and ( H ) to consider 
any local problem regarding recruitmont, dovolopment and 
training of the Territorial Army. 

4. The tenure of appointment of non-official members of . 
tho Committee is two years. 

5 . The non -official members will bo paid travelling allow 
ance and daily allowance for attending the meeting at tho 
rates sanctioned in the Ministry of Finance, Ofico Memo 
randum No . F. 6 ( 26 ) / EIV / 59 , dated the 5th September , 
1960, as amended from time to time. 

6 . ORDERED that the foregoing to communicated to the 
Chief of tho Army Staff . Financial Adviser , Ministry of 
Financo ( Defence ) and the Chief Secretary to the Govern 
ment of Gujarat, 

7 . Ministry of Defence , Resolution No. 3231 datod tho 
18th November 1967 published in the Gazetto of India , Part 
I, Section 3, dated the 9th December 1967 ( Agrahayane 18, 
1889 ), is hereby cancelled . 

8. ORDERED that the Resolution bo published in the 
Gazette of India . 


K . R . BALIGA. Socy . 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PUN , FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF FUYLICATIONS, DELHI , 1970 


